- . ... .............. ....... - 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO. D . L - 33004 / 99 . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
. PART II - Section3 - Sub -section (it) 

प्राधिकार से प्रकाशित . 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 11, 2012 / पौष 21, 1933 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11 , 2012 /PAUSA 21, 1933 


सं. 49 ] 
No. 49 ] 


an 


. 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( बाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
___ नई दिल्ली । 1 जनवरी, 2012 . 

सं. 94 ( आरई -2010 )/ 2009 -2014 
. . विषय : प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य । 

का. आ . 58 ( अ ). - -विदेश व्यापार नीति , 2009- 2014 के पैरा 
21 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम , 1992. ( 1992 की सख्या 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तिया का प्रयोग करते हुए , कन्द्र सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना । 
सं. 75 ( आरई - 2010 )/ 2009 - 2014 , दिनांक 20 - 9 - 2011 के साथ 

पठित अधिसूचना सं . . 86 ( आरई - 2010 )/ 2009 - 2014 , दिनांक 
. 28 --11 - 2011 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है । 

2. (i) अधिसूचना सं . 75 ( आरई- 2010 )/ 2009 - 2014 , दिनांक 
20 - 9 - 2011 की क्रम सं. 44.01 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना 
सं. 86 ( आरई - 2010 )/ 2009 - 2014 , दिनांक 28--11 - 2011 के पैरा - 2 
में आने वाले " 250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत - पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय - समय पर . 
यथाअधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य ( एम ई पी ) " को " 150 अमरीकी 
डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत - पर्यन्त नि शुरक मूल्य या विदेश व्यापार 
महानिदेशालय द्वारा , समय - समय पर यथाअधिसूचित न्यूनतम निर्यात 
मूल्य ( एम ई पी ) " द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । . . . 

(ii) अधिसूचना सं. 75 ( आरई- 2010 )/ 2009 -2014, दिनांक 
20 - 9- 2011 की क्रम सं. 44.02 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना 
सं. 86 ( आरई -2010 )/2009 - 2014, दिनांक 28-- 11 -2011 के पैरा -2 . 
में आने वाले “ 300 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन गोत - पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय - समय पर 
89 GI/ 2012 


यथाभिमृचित न्यूनतमनिर्यात मूल्य ( एम ई पी ) " का " 250 अमरीकी 
डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत - पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या विदेश व्यापार 
महानिदेशालय द्वारा समय- समय पर यथाअधिसूचित न्यूनतम निर्यात 
मूल्य ( एम ई पी ) " द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । 

3. इस अधिसूचना का प्रभाव 

बंगलौर गुलाबी प्याजा ओर कृष्णापुरम प्याजो को छोड़कर 
प्याजों की सभी किस्मों का न्यूनतम निर्यात मूल्य ( एम ई पी ) 150 . . 
अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत - पर्यन्त नि शुल्क मूल्य होगा । 
यह 28 - 11 - 2011 को यथाअधिसूचित 250 अमरीकी डॉलर प्रति 
मीट्रिक टन था । बंगलौर गुलाबी प्याजों और कृष्णापुरम प्याजो के 
लिए यह 28 -11 -201 । को यथाअधिसूचित 300 अमरीकी डॉलर 
प्रति मीट्रिक टन पोत- पर्यन्त नि शुल्क मूल्य के बजाय 250 अमरीकी 
डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत - पर्यन्त निशुल्क मूल्य होगा । 
[ फा . सं. 01/ 91 / 180 / 922/एएम 08/ पीसी- III/निर्यात प्रकोष्ठ ] . 

अनुप के पुजारी , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th January ,2012 

No. 94 (RE-2010)/ 2009 -2014 
Subject:Minimum Export Price of Onions. 

S . O . 58 (E ).--- In exercise of powers conferred by 
Section 5 of the Foreign Trade ( Development and 
Regulation ) Act, 1992 ( No. 22 of 1992) read with Para 2.1 of 
the Foreign Trade Policy, 2009- 2014 , the Central 


- 


- 


. 


2 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART II SEC . 3( )] 


description at Serial Number 44 . 02 of Notification 
No 75 (RE -2010 )/2009 - 2014 dated 20 - 9-2011 is replaced by 
" Minimum Export Price (MEP) of USA 250 perMetric Ton 
FO .B . or asnotified by DGIT from time- to- time" : 


. 


3 . Effect of this notification . 


Government makes the following amendment in 
Notification No . 86 (RE-2010 )/ 2009- 2014 dated 28 -11- 2011 
read with Notification No 75 (RE : 2010 ) /2009 - 2014 dated 
20 - 9- 2011 with immediate effect. 
: 2 (1) “Minimum Export Price (MEP ) of US$ 250 per . 

xpon Price (MEP ) ofUS $ 250 per 
Metic Ton F . O . B or as notified by DGFT from 
time-to -time" as appearing in para 2 of Notification 
No. 86 (RE - 2010 )/2009 - 2014 dated 28 - 11 - 2011 for the item 
description at Serial Number 44 01 of Notification 
No. 75 (RE- 2010 )/ 2009 - 2014 dated 20 -9 -2011 is replaced by 
"Minimum Export Price (MEP ) ofUS $ 150 per Meric Ton 
F.O .B . or asnotified by DGFT from time- to - time” . 
. ( ii ) “Minimum Export Price (MEP ) ofUS$ 300 per 
Metric Ton F.OB or as notified by DGFT from 
time- to - time” as appearing in para 2 of Notification 
No. 86 (RE - 2010 / 2009 - 2014 dated 28- 11 - 2011 for the item 


Minimum Export Price (MEP ) of all varieties of 
onions except Bangalore Rose Onions and Krishnapuram 
Onions will be US $ 150 per Metric Ton F.O .B . It was 
US $ 250 per Metric Ton as notified on 28 - 11- 2011. For 
Bangalore Rose Onions and Krishnapuram Onions it will 
be US$ 250 per MT F. O .B . instead of US $ 300 per MT as 
notified on 28 - 11 -2011. 

[F. No. 01/91/180/ 922/AM 08/PC -UV/Export Cell] 
: ANUP K . PUJARI, DirectorGeneral of Foreign Trade 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Goveminent of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


